निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 182 ) 


14 वैशाख 1931 ( श0 ) 
पटना , सोमवार , 4 मई 2009 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
24 अप्रील 2009 


सं० अ0सं0क0 - 10- 1019 / 96- 67 - माननीय उच्च न्यायालय , पटना की अधिसूचना संख्या-127 - ए, दिनांक 26 मार्च 


2009 तथा उसके आलोक में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 2888 दिनांक 7 अप्रील 
2009 के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी, बिहार वक्फ न्यायाधिकरण , पटना के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा प्राप्त मोहम्मद 
अकरम रिज़वी, बिन्या0से0, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गया को योगदान की तिथि से अगले आदेश ( अधिकतम 
तीन वर्ष ) तक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा -83 की उप-धारा- 4 के अन्तर्गत पीठासीन पदाधिकारी , बिहार वक्फ 
न्यायाधिकरण , पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ० एम0 ए0 एजाजी, 
सरकार उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 182- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 


